रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


चा 


सी.जी. - डी.एल.- अ .- 24092020-221944 

CG - DL - E - 24092020-221944 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 474 ] 
No.474] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24 , 2020/ आश्विन 2 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 24 , 2020 /ASVINA 2 , 1942 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 सितम्बर, 2020 
सा.का.नि. 583( अ). केन्द्रीय सरकार , दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ( 2016 का 31 ) की 
धारा 7 , 8 , 9 और 10 के साथ पठित धारा 239 की उप -धारा ( 2 ) के खंड ( ग ), ( घ ), ( ङ ) तथा ( च ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमों में और संशोधन करती है , अर्थात् - 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के 
समक्ष आवेदन ) संशोधन नियम, 2020 है । 

( 2 ) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन ) नियम, 2016 में : 
( i ) नियम 4 में , उप -नियम ( 3 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम रखा जाएगा , अर्थात्: 

" ( 3 ) आवेदक , न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष फाईल करने से पूर्व आवेदन की एक प्रति कारपोरेट ऋणी के 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और बोर्ड को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों 

द्वारा भेजेगा। " 
( ii ) नियम 6 में , उप नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप -नियम रखा जाएगा, अर्थात्: 


4479GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i ) ] 


“ ( 2 ) आवेदक, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष फाईल करने से पूर्व उप -नियम ( 1 ) के अधीन आवेदन की एक 
प्रति कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और बोर्ड को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर पर या 

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजेगा। "; 
(iii) नियम 7 में , उप नियम ( 2 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप -नियम रखा जाएगा , अर्थात्: 

“ ( 2 ) आवेदक , न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष फाईल करने से पूर्व उप -नियम ( 1 ) के अधीन आवेदन की एक प्रति 
बोर्ड को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर पर या इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा भेजेगा। "; 


( iv ) प्ररूप 1 में 


अर्थात्: 


(क) भाग- V के पश्चात् “ वित्तीय लेनदार का नाम] ने [तारीख] को ( भुगतान के साधन का उल्लेख करें ) के माध्यम से इस 
आवेदन के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर दिया है , शब्दों के लिए ” निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

"[ वित्तीय लेनदार का नाम] ने [तारीख] को [ भुगतान के साधन का उल्लेख करें के माध्यम से इस आवेदन के लिए 
अपेक्षित फीस का भुगतान कर दिया है और इस आवेदन की प्रति कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और बोर्ड 

को रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / दस्ती तौर पर / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भेज दी गई है । "; 
(ग) उपाबंध IV के पश्चात् अनुदेशों के अधीन निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , 

“ उपाबंध V , कारपोरेट ऋणी के लिए आवेदन ( क ), और बोर्ड के आवेदन ( ख ) की एक प्रति भेजने के प्रमाण " 
(V ) प्ररूप 2 में , - क्र.सं. ( iii ) के लिए, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्: 

" (iii) प्रकट करना कि इस समय मेरे पास निम्नलिखित कार्य हैं " 
क्र.सं. के रूप में 

सं . कारपोरेट ऋणी का नाम 

प्रक्रिया बंद होने की 
भूमिका कार्यों की 

होने की तारीख | संभावित तारीख 
संख्या 
कारपोरेट प्रक्रिया 
1 आईआरपी 


सौंपे गए 


प्रक्रिया शुरू 


1 


2 


3 


2 


आरपी 


1 


2 


3 


3 


1 


परिसमापक 
( स्वैच्छिक 
परिसमापनों 
सहित ) 


2 


3 


4 


1 


प्राधिकृत 
प्रतिनिधि 


2 


3 


[ भाग II— खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


व्यक्तिगत प्रक्रिया 


LO 


समाधान 
वृत्तिक 


6 


शोधन 
अक्षमता 
न्यासी 


7 


कोई अन्य 


( vi ) प्ररूप 5 में , भाग- V के पश्चात् , : 
( क ) “ प्रचालन लेनदार का नाम] [ भुगतान के साधनों का उल्लेख करें के माध्यम से [तारीख] को इस आवेदन के लिए 

अपेक्षित फीस का भुगतान कर दिया गया है ] " शब्दों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्: 
“[ परिचालन लेनदार का नाम ] [ भुगतान के साधनों का उल्लेख करें के माध्यम से [तारीख] को इस आवेदन के 
लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर दिया गया है और इस आवेदन की एक प्रति कारपोरेट ऋणी और बोर्ड के 

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / दस्ती तौर पर / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भेज दी गई है "; 
( ख ) अनुदेशों के अधीन, 
( I ) “ संगत लेखों की उपाबंध-II| प्रति ” के साथ प्रारंभिक भाग के लिए और “ परिचालन ऋणी के साथ समाप्त, 

यदि कोई उपलब्ध हो । ”, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
“ उपाबंध-III प्ररूप -5 क , यदि उपलब्ध हो , उन बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से जो परिचालन लेनदार के संगत 
खातों का रख - रखाव करते हैं । "; 
“ उपाबंध- VI ” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् 
“ कारपोरेट ऋणी के लिए ( क ) और बोर्ड के लिए (ख) आवेदन की एक प्रति उपाबंध- VII प्रमाणों के लिए 


( 
II 
) 


भेजने हेतु । ” 


( vii ) प्ररूप 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

" प्ररूप 5 क 
[ संहिता की धारा -9 ( 3 )( ग ) के अधीन 
(बैंक / वित्तीय संस्था के शीर्ष पत्र पर जारी किया जाना ) 

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए 
( व्यक्ति का नाम और पता ), 

जिसका खाता संख्या . ... , 

बैंक की शाखा/ वित्तीय 
संस्था में है , के अनुरोध पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारपोरेट ऋणी ( उस कारपोरेट ऋणी का नाम और पता , 
जिसके खाते में धनराशि जमा की जानी है ) की ओर से इस खाते में गत तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि जमा की गई है. 
जमा करने की तारीख 

जमा की राशि ( रुपये) 


( जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और नाम ) 


तारीख: 


स्थान : 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


( viii ) प्ररूप 6 में , भाग ||| के पश्चात् , 
( क ) “[ कारपोरेट आवेदक का नाम] [ भुगतान के साधनों का उल्लेख करें ] के माध्यम से [तारीख] को इस आवेदन के 

लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर दिया गया है ] ” शब्दों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: 
" कारपोरेट आवेदक का नाम ] [ भुगतान के साधनों का उल्लेख करें के माध्यम से [तारीख] को इस आवेदन के 
लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर दिया गया है और इस आवेदन की एक प्रति बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 

को रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / दस्ती तौर पर /इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा भेज दी गई है "; 
( ख ) अनुदेशों के अधीन, ‘उपाबंध IX ; के पश्चात् , निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् , 
“ उपाबंध X प्रमाण जिसके आवेदन की एक प्रति बोर्ड के लिए भेज दी गई है। 

[ फा . सं . 30 / 20 / 2018 -दिवाला अनुभाग] 

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( i ) सा.का.नि. संख्या 1108 ( अ ) तारीख 

30 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 222 ( अ) तारीख 14 मार्च, 2019 की 
अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे । 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 24th September, 2020 


G.S.R. 583 ( E ).— In exercise of the powers conferred by clauses ( c ) , ( d) , ( e ) and ( f) of 
sub - section ( 2 ) of section 239 read with sections 7 , 8 , 9 and 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code , 
2016 ( 31 of 2016 ) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the 
Insolvency and Bankruptcy ( Application to Adjudicating Authority ) Rules 2016 , namely : 
1. ( 1 ) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy ( Application to Adjudicating Authority ) 
( Amendment) Rules , 2020 . 

( 2 ) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Insolvency and Bankruptcy ( Application to Adjudicating Authority) Rules , 2016 , 
( i ) in rule 4 , for sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted, namely: - 

“ ( 3 ) The applicant shall serve a copy of the application to the registered office of the corporate 
debtor and to the Board, by registered post or speed post or by hand or by electronic means, before 

filing with the Adjudicating Authority .” ; 
( ii ) in rule 6 , for sub -rule ( 2 ) , the following sub -rule shall be substituted , namely: - 

“ ( 2 ) The applicant under sub -rule ( 1 ) shall serve a copy of the application to the registered office of 
the corporate debtor and to the Board , by registered post or speed post or by hand or by electronic 

means , before filing with the Adjudicating Authority .” ; 
( iii) in rule 7 , for sub - rule ( 2 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely : 

“ ( 2 ) the applicant under sub - rule ( 1 ) shall serve a copy of the application to the Board by registered 
post or speed post or by hand or by electronic means, before filing with the Adjudicating 

Authority . "; 
( iv) in FORM 1 : 
( a ) after Part - V , for the words, “ [Name of the financial creditor] has paid the requisite fee for this 
application through [ state means of payment] on [ date ] ", the following shall be substituted, namely: 


[ ATT II — QUE 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


" [Name of the financial creditor] has paid the requisite fee for this application through [ state means of 
payment] on [ date ] and served a copy of this application by registered post/ speed post/by 

hand / electronic means to the registered office of the corporate debtor and to the Board ." ; 
( b ) under the ‘ Instructions , after ‘ Annex IV , the following shall be inserted , namely : - 

“ Annex V Proofs of serving a copy of the application ( a ) to the corporate debtor, and ( b ) to the Board ." 
( v ) in FORM 2 , for the serial number ( iii ) , the following shall be substituted , namely : - 

“ ( iii) disclose that I am currently having the following assignments in hand : 
SI . Assignment as Number of No. Name of corporate debtor Date of Expected 
No. ssignment( s) 

commencement date of 
of process 

closure of 

process 
Corporate Processes 
1 IRP 

1 


2 


3 


2 


RP 


1 


2 


3 


3 


1 


2 


Liquidator 
( including 
voluntary 
liquidations ) 


3 


4 


1 


Authorised 
Representative 


2 


3 


Individual Processes 


5 


6 


Resolution 
Professional 
Bankruptcy 
Trustee 
Any other ” . 


7 


( vi ) 


in FORM 5 , after Part – V : - 
( a ) for the words “ [ Name of the operational creditor] has paid the requisite fee for this 
application through [ state means of payment] on [date ]” , the following shall be substituted, 
namely : - 
“ [Name of the operational creditor] has paid the requisite fee for this application through [ state 
means of payment] on [date ] and a copy of this application has been served by registered 
post/ speed post/by hand / electronic means to the registered office of the corporate debtor and to 
the Board " ; 
( b ) under the ‘ Instructions , - 

( I) for the portion beginning with " Annex III Copy of the relevant accounts ” and ending with 
" operational debtor, if available . ”, the following shall be substituted, namely : 
“ Annex III Form 5A , if available , from the banks/ financial institutions that maintains 
relevant accounts of the operational creditor . ” ; 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SLC . 3 ( 1 ) ] 


( II) after “ Annex VI ”, the following shall be inserted, namely: - 
" Annex VII Proofs of serving a copy of the application ( a ) to the corporate debtor , and ( b ) to the 
Board ." 


>> 


( vii ) after Form 5 , the following Form shall be inserted , namely: - 


" Form 5A 


( Under section 9 ( 3 ) ( c ) of the Codel 
( To be issued on the letter head of the Bank / Financial Institution ) 

To whomsoever it may concern 
Based on a request of .. ( name and address of person ), having an account ( s ) bearing No ...... at 
branch of bank / financial institution , it is certified that the following amounts have been credited in the last 
three years to this account on behalf of corporate debtor ( name and address of the corporate debtor from 
whom the amount is supposed to be credited ) . 
Date of credit 

Amount of credit ( Rs . ) 


( Signature and Name of issuing authority ) 


Date : 


Place :" 


( viii ) in Form 6 , after Part III , - 


( a) for the words, “ [Name of the corporate applicant ] has paid the requisite fee for this application 

through [ state means of payment) on [date ] ” , the following shall be substituted, namely: - 
“ [Name of the corporate applicant ] has paid the requisite fee for this application through [ state 
means of payment] on [date ] and a copy of this application has been served by registered 

post /speed post /by hand /electronic means to the Board . " 
( b ) under the ‘ Instructions , after ‘ Annex IX ’ , the following shall be inserted , namely: - 
“ Annex X Proof that a copy of the application has been served to the Board . " 

[ F. No. 30 /20 /2018 - Insolvency Section ) 

GYANESHWAR KUMAR SINGH , Jt . Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) , vide 

G.S.R. 1108 ( E ) dated the 30 November, 2016 and amended vide notification no . G.S.R. 222 ( E ) 
dated the 14 " March , 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ 

Digilally signed by MANOJ 

KUMAR VEAMA 
KUMAR VERMA Dale 2020092420:14:47 + 05 *31 * 


